4 


. 


. 


रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33004/98 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 98 


I 


. 


N 


. 


. 


समयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ECRETARIAT LI 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (II ) 
PART II— Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


CVTO 


INDRA 


NRNA 


सं०7 ] 
No. 7] 


नई दिल्ली , बुधवार, जनवरी 6 , 1999 / पौष 16 , 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6 , 1999 /PAUSA 16 , 1920 


अल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 जनवरी , 1999 
का . आ . 7( अ ). - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 2 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार एतद्धारा निम्न तालिका के कालम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है । 

उक्त राजमार्ग जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है , को उक्त तालिका में बताई गई उनकी क्रम सं., राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और विवरण के 
साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा । 

सालिका 
रा. रा. अधिनियम, 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 

राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 
की अनुसूची में क्रम 
संख्या 

3 
202 

आंध्र प्रदेश में रा. रा. -7 पर हैदराबाद के निकट इसकी संधि से प्रारंभ होकर वारंगल , 
वेंकटपुरम होते हुए मध्य प्रदेश में रा. रा.- 16 पर भोपालपतनम के निकट अपने संधि स्थल 

पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
12 - क रा. रा. - १ का विस्तार रा. रा.- 5 पर विजयवाड़ा के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर वुय्यरू, पम्पारी होते 

हुए आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम में समाप्त होने वाला राजमार्ग । । 

आंध्र प्रदेश में रा. रा. - 7 पर अनन्तपुर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर काडिरी , 
तिरूपति, रेनीगुटा, तिरूतानी होते हुए, तामिलनाडु में चेन्नई के निकट रा. रा. - 5 के साथ 
अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


1 


205 


33GI/ 99 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3(ii)] 


44 - कक 


रा. रा .- 54 का विस्तार 


10 - क 


रा. रा. सं. 8क का विस्तार 


7 - कक 


रा. रा. सं. 6 का विस्तार 


11 - कक 


8 - घ 


13- घघ 


21 - क 


रा. रा. सं. 36 पर दबोका के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर लुमडिंग , लंगठिन , 
हाफ्लोग होते हुए असम में सिल्चर के निकट रा. रा. - 54 के साथ अपने संधिस्थल पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
बिहार में रा. रा. सं. 31 पर मोकामा के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर मुंगेर, 
भागलपुर , साहिबगंज, राजमहल होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का के निकट रा. रा. सं. 
34 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 19 पर हाजीपुर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर मुजफ्फरपुर ( रा. रा. 
सं. 28 ), सीतामढ़ी और बिहार में सोनबरसा तक राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश में रा. रा. सं. 7 पर कटनी के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर शाहडोल, 
नगर , अम्बिकापुर - जयपुर नगर होते हुए बिहार में गुमला के निकट रा. रा. सं.- 23 के साथ 
अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। 
रा. रा. सं. 30 पर फतहा के निकट अपने संधि स्थल से शुरू होकर चांदी हरनॉट ( रा.रा. 
31 ) सकशोहारा होते हुए बिहार में बरह के निकट रा.रा. सं.- 31 के साथ अपने संधि 
स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं . 8 क पर कोडला के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर मुंद्रा होते हुए 
गुजरात में मंडोवी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 6 पर सूरत के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर गुजरात में हाजिरा पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा.रा. -8ख पर जैतपुर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर जूनागढ़, केशोड होते 
हुए गुजरात में सोमनाथ पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
हरियाणा में रा. रा. सं. 22 पर पिजोर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर बड्डी, 
नालागढ़ से होते हुए हिमाचल प्रदेश में स्वरघाट के निकट रा. रा. सं. 21 के साथ अपने 
संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। 
रा. रा. सं. 10 पर रोहतक के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर गोहाना होते हुए 
हरियाणा में पानीपत के निकट रा. रा. सं. 1 के साथ अपने संधिस्थल पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग। 
उत्तर प्रदेश में रा. रा.- 58 पर रुड़की के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर सहारनपुर , 
यमुनानगर, साहा, होते हुए हरियाणा में पंचकुला के निकट रा. रा.- 22 पर अपने संधि 
स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
पंजाब में रा. रा. - 1 पर जालंधर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर मोगा, बरनाला , 
संगरूर, नरवाना, रोहतक, झझर होते हुए हरियाणा में बावल के निकट रा. रा.--8 के साथ 
अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. - 1 पर अम्बाला के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर नाहन, पोंटा साहिब, 
देहरादून होते हुए उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश के निकट रा. रा. - 58 के साथ अपने संधि स्थल 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
पंजाब में रा. रा.- 1 पर जालंधर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर होशियारपुर, 
हमीरपुर, टोना देवी, आहवा दूवी, धरमपुर होते हुए हिमाचल प्रदेश में रा. रा.- 21 के साथ 
अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
किश्तवार के निकट रा. रा.- 1 - ख के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर छतरी, सिमथान 
मैदान होते हुए जम्मू तथा कश्मीर में सिमथान दर्रे पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
डोमेल के निकट रा. रा. सं . 1 - क के साथ अपने संधिस्थल से प्रारंभ होकर जम्मू तथा 
कश्मीर में कटरा में समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 4 पर तुमकुर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर शिमोगा होते हुए 
कर्नाटक में होनावर के निकट रा. रा.- 4 के साथ अपने संधिस्थल पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 


59 


71 - क 


57 


2 - कक 


रा. रा. सं. 1 - ख का विस्तार 


2- क क क 


76 


- - 


- - 


-- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. 


13 - ग ग 


रा. रा. सं . 13 का विस्तार 


207 


209 


208 


रा. रा.- 48 पर मंगलौर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर तीर्थ हल्ली, शिमोगा 
होते हुए कर्नाटक में चित्रदुर्ग के निकट रा. रा.- 4 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त 
होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु में रा. रा. सं. 7 पर होसुर के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर सरजापुर, 
देवनहल्ली ( रा. रा . 7 पर ), डोडा बल्लापुर होते हुए कर्नाटक में नीलमंगला के निकट 
रा. रा. - 4 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु में रा. रा.- 7 परडिंडीगुल के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर पोलाची, 
कोयम्बतूर, अनुर, सत्यमंगलम , चामराजनगर, कोल्लीगल होते हुए कर्नाटक में बंगलौर 
के निकट रा. रा. - 7 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
केरल में रा. रा. सं. 47 कोल्लम के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर तेनकासी, 
राजापलाइयम , श्रीविल्लीपुत्तुर होते हुए तमिलनाडु में तीरूमंगलम के निकट रा. रा . सं. -7 
के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट रा. रा. सं. 3 के निकट अपने संधि स्थल से शुरू होकर 
झांसी ( उ. प्र. ) खुजराहो, छतरपुर, पन्ना, सतना होते हुए मध्य प्रदेश में रीवा के निकट 
रा. रा. सं. 7 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट रा. रा. - 6 के साथ अपने संधिस्थल से आरंभ होकर 
बिलासपुर, सरनगढ़, रायगढ़, कनकतुरा, झारसुगुडा, कोचोंडा, पर्वसुनी, देवगढ़, तालचेर 
होते हुए उड़ीसा में चांदीखोल के निकट रा. रा.- 5 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त 
होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान में अजमेर के निकट रा. रा.-8 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 
नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ , नयागांव, नीमच , रतलाम होते हुए मध्य प्रदेश में 
घाटबिलोड ( इंदौर ) के निकट रा . रा. - 59 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग। 


15 


200 


राजस्थान में पिंडवारा के निकट रा. रा, सं. 14 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 
उदयपुर, मांगरवाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा ( रा. रा. सं. 12 ), शिवपुरी ( रा. रा. सं . 3 ) , झांसी 
( रा. रा. सं. 25 ), महोबा, बांदा, करवी, मऊ होते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के रा. रा. 
सं . 27 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होन वाला राजमार्ग । 


204 


रत्नगिरी से प्रारंभ होकर हथकाम्बा ( रा. रा. सं. 17 ), पाली ( रा . रा. सं. 17 ) , सखरपा, 
मल्कापुर होते हुए महाराष्ट्र में कोल्हापुर के निकट रा. रा. सं. 4 के साथ अपने संधि स्थल 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


211 


शोलापुर के निकट रा. रा. सं. 9 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उसमानाबाद, 
औरंगाबाद होते हुए महाराष्ट्र में धूले के निकट रा. रा. सं. 3 के साथ अपले संधि स्थल 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


150 


मिजोरम में एजवल के निकट रा. रा. -54 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 
तिपाई मुख, घुड़चंद्रपुर, इम्फाल, उखरूल, जेसामी होते हुए नागालैंड में कोहिमा के 
निकट रा. रा.- 39 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


रा. रा. सं. 62 का विस्तार 


बाधमरा के निकट रा. रा. सं. 62 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर मेघालय में 
दलू के निकट रा. रा. सं. 51 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


31 - क 


रा . रा . - 40 का विस्तार 


जोवई के निकट रा. रा. सं. 44 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर अम्लारेम होते 
हुए मेघालय में दायकी के निकट रा, रा. सं . 40 के निकट अपने संधि स्थल पर समाप्त 
होने वाला राजमार्ग । 


33 -कक 


44 - क 


मिजोरम के एजवल के निकट रा, रा. सं. 54 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 
सेरंग, लेंगपुई, ममित होते हुए त्रिपुरा में मनु पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC. 3(ii )] 


51 - क 


34 -कक 


52 - क 


34 - क कक 


54 - क 


201 

बोरीगुमा के निकट रा. रा. सं. 43 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर भवानी पत्तन , 
बोलंगीर , बारापाली होते हुए उड़ीसा में बारगढ़ के निकट रा. रा. सं. 6 के साथ अपने संधि 

स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
203 

उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट रा. रा. सं. 5 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर पुरी 

में समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 64 को विस्तार पंजाब में भटिंडा के निकट रा. रा. सं. 15 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 

हरियाण में डबवाली के निकट रा. रा. सं. 10 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने 

वाला राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 45 - क का विस्तार पांडिचरी में पोंडी के निकट रा. रा. - 45 - क के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 

कुडालोर चिदम्बरम होते हुए तमिलनाडु में नागपट्टीनम के निकट रा. रा. सं. 67 के साथ 

अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
रा. रा. से . 65 का विस्तार फतेहपुर के निकट रा. रा. सं. 11 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर नागपुर, 

जोधपुर होते हुए राजस्थन में पाली के निकट रा. रा. सं. 14 के साथ अपने संधि स्थल पर 

समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
45 - ख 

त्रिची के निकट रा. रा. सं. 45 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर विरलीमलाई , 
तोवारनकुरूच्छी, मेलूर , पदुरई ( रा. रा. सं. 7) , अलप्पाकोट्टई होते हुए तमिलनाडु में 
तृतीकोरिन के निकअ रा, रा. सं. 7 - क के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
रा. रा. सं. 67 का विस्तार करूर के निकट रा. रा. सं. 7 के निकट अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर पल्लाडाम होते 

हुए तमिलनाडु में कोयम्बतूर के निकट रा. रा, सं. 47 के साथ अपने संधि स्थल पर 

समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
210 

त्रिथी के निकट रा. रा. सं. 45 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर पुडुकोट्टई, 
देवकोट्टई होते हुए तमिलनाडु में रामनाथपुरम के निकट रा. रा. सं . 49 के साथ अपने 

संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
24 - क 

बख्शी का तालाब के निकट रा. रा. सं. 24 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उत्तर 

प्रदेश में रा, रा. -28 पर चेनहाट के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
56 - क 

चेनहाट के निकट रा. रा. सं. 28 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश में 

रा. रा. सं. 56 के 16 कि . मी . पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
56 - ख 

उत्तर प्रदेश में 16 कि . मी . के निकट रा. रा. सं. 56 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ 

होकर उत्तर प्रदेश में रा. रा. सं . 25 के 19 कि . मी . पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
25 - क 

रा. रा. सं. 25 के 16 कि . मी . पर अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश में रा. रा. 
सं. 24 पर बख्शी के तालाब पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। 
उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के निकट रा. रा. सं. 58 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर 
नजीबाबाद, नगीना, अफजलगढ़, काशीपुर , किच्छा, जहानाबाद, पीलीभीत होते हुए 

बरेली के निकट रा. रा. - 24 के साथ अपने संधि स्थल तक का राजमार्ग । 
रा. रा. सं . 60 का विस्तार खड़गपुर के निकट रा. रा. सं . 6 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर बिष्णुपुर , 

बांकुरा होते हुए पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट रा. रा. सं. 2 के साथ अपने संधि 
स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 

[ सं. एन एच - 14012/2/ 97 - पी एल ( खंड) ] 

के . आर. भाटी, संयुक्त सचिव 


80 


59 


45 - क 


45 - कक 


16 - क 


69 - क 


[ YTT II — 1143 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Roads Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th January, 1999 
S . O . 7 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the sub -section (2 ) of Section 2 of the National Highways Act , 
1956 (48 of 1956 ), the CentralGovernmenthereby declares each of the highways specified in the column 2 and 3 of the Table 
below to be a National Highway . 

The said highways. now declared to be National Highways, shall be deemed to be 
specified in the Schedule to the said Act with the serial number, the National Highway number 
and the description thereof indicated in the said Table . 

TABLE 


Description of the National Highways 


SI.No.in the 
Schedule to 
the N . H . Act, 

1956 


National 
Highway 

No. 


2. 


3 . 


72 


202 


The highway starting from its junction near Hyderabad on NH 
No. 7 in Andhra Pradesh and connecting Warangal, 
Venkatpuram and terminating at its junction near 
Bhopalpatnam on NH No. 16 in Madhya Pradesh . 


Extension of The highway starting from its junction near Vijaywada on NH 
NH No. 9 No.5 connecting Vuyyuru , Pammari and terminating at 

Machilipatnam in Andhra Pradesh . 


75 


205 


The highway statring from its junction near Ananthapur on NH 
No. 7 in Andhra Pradesh and connecting Kadiri, Tirupati, 
Renigunta, Tiruttani and terminating at its junction with NH 
No.5 near Chennai in Tamil Nadu . 


Extension of The highway starting from its junction near Daboka on NH 
NH No. 54 No. 36 and connecting Lumding, Langdin , Haflong and 

terminating at its junction with NH No. 54 near Silchar in 
Assam . 


68 


80 


The highway starting from its junction near Mokama on NH 
No. 31 in Bihar and connecting Munger, Bhagalpur, Sahebganj, 
Rajmahal and terminating at its junction with NH No. 34 near 
Farakka in West Bengal. 


65 


77 


The highway starting from its junction near Hajipur on NH 
No. 19 and connecting Muzaffarpur (NH No . 28 ), Sitamarhi and 
Sonbarsa in Bihar. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


• [ Part II — SEC . 3 ( ii ) 


06 


78 


The highway starting from its junction near Katni on NH No. 7 
in Madhya Pradesh connecting , Shahdol, Nagar, Ambikapur -- 
Jashpurnagar and terminating at its junction with NH No. 23 
near Gumla in Bihar 


22 - A 


30A 


The highway starting from its junction near Phatuha on NH 
No. 30 and connecting Chandi Hamaut (NH 31),Saksohara and 
terminating in its junction on NH No . 31 near Barh in Bihar. 


10 - A 


Extension of The highway starting from its junction near Kandla on NH No . 
NH No. 8A 8A connecting Mundra and terminating at Mandvi in Gujarat. 


7 -AA 


Extension of The highway starting from its junction near Surat on NH No.6 
NH No. 6 and terminating at Hajira in Gujarat. 


11- AA , 


8D 


The highway starting from its junction near Jetpur on NH No. 
8B and connecting Junagarh , , Keshod , and terminating at 
Somnath in Gujarat. 


13 -DD 


21A 


The highway starting from its junction near Pinjore on NH No. 
22 in Haryana connecting Baddi, Nalagarh and terminating at 
its junction with NH No. 21 near Swarghat in Himachal 
Pradesh . 


39 


71A 


The highway starting from its junction near Rohtak on NH No. 
10 and connecting Gohana and terminating at its junction with 
NH No . 1 near Panipat in Haryana 


The highway starting from its junction near Roorkoe on NH 
No . 58 in Uttar Pradesh and connecting Saharanpur, 
Yamunanagar , , Saha and terminating at its junction with NH 
No. 22 near Panchkula in Haryana. 
The highway starting from its junction near Jalandhar on VH 
No . 1 in Punjab and connecting, Moga, Barnala, Sangrur, 
Narwana . Rohtak , Jhajjar and terminating at its junction with 
NH No. 8 near Bawal in Haryana . 


The highway starting from its junction near Ambala on NH No 
1 and connecting Nahan , Paonta Sahib , Dehradun and 
terminating at its junction with NH No.58 near Rishikesh 
(Haridwar ) in Uttar Pradesh . 


57 


70 


The highway starting from its junction near Jalandhar on 
NH .No. 1 in Punjab and connecting Hoshiarpur. Hamirpur. 
Toni Devi, Ahwa Devi, Dharampur, and terminating at its 
junction with NH No. 21 near Mandi in Himachal Pradesh 


[ 41 II - 7 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


3 


2 - AA 


Extension of The highway starting from its junction with NH .No. 1B near 
NH No. 1B Kishtwar and connecting Chhatree, Symthan Maidan and 

terminating at Symthan pass in Jammu and Kashmir . 


2 - AAA 


The highway starting from its junction with NH No . 1A near 
Domel and terminating at Katra in Jammu and Kashmir . 


76 


206 


The highway starting from its junction near Tumkur on NH 
No. 4 and connecting Shimoga and terminating at its junction 
with NH No. 17 near Honnavar in Karnataka . 


13 - CC 


Extension of The highway starting from its junction near Mangalore on NH 
NH No. 13 No. 48 and connecting Tirthahalli, Shimoga and terminating at 

its junction with NH No. 4 near Chitradurga in Karnataka . 


207 


The highway starting from its junction near Hosur on NH No. 
7 in Tamil Nadu connecting Sarjapur, Devanhalli ( on NH No. 
7 ), Doda Ballapur and terminating at its junction with NH No. 
4 near Nelamangala in Karnataka . 


209 


The highway starting from its junction near Dindigul on NH 
No. 7 in Tamil Nadu and connecting Pollachi, Coimbatore , 
Annur, Satyamanglam , Chamrajnagar , kollegal and 
terminating at is junction with NH No.7 near Bangalore in 
Kamataka. 
The highway starting from its junction near Kollam on NH No 
47 in Kerala and connecting Punalur, Tenkasi, Rajapalaivam , 
Srivilliputtur and terminating at its junction with NH No. 7 near 
Tirumangalam in Tamil Nadu . 


78 


208 


63 


75 


The highway starting from its junction with NH No. 3 near 
Gwalior in Madhya Pradesh and connecting Jhansi ( L . P .), 
Khajuraho , Chhatarpur, Panna, Satna and terminating at its 
junction with NH No.7 near Rewa in Madhya Pradesh . 


200 


The lighway starting from its junction with NH No. 6 near 
Raipur in Madhya Pradesh and connecting Bilaspur, 
Sarangarh , Raigarh , Kanaktura , Jharsuguda, Kochinda. 
Pravasuni, Deogarlı, Talcher. and terminating at its junction 
with NH No. 5 near Chandikhol in Orissa . 


79 


The highway starting from its junction with NH No. 8 near 
Ajmer in Rajasthan and connecting Nasirabad , Bhilwara. 
Chittaurgarh , Navagaon , Nimach . Ratlam and terminating at 
is junction with NH No . 59 near Ghatbilod (Indore ) in Vladhva 
Pradesh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — SEÇ . 3 ( 11 )] 


1 


2 
- 


64 


76 


The highway starting from its junction with NH No. 14 near 
Pindwara in Rajasthan and connecting Udaipur , Mangarwar , 
Chittaurgarh , Kota (NH No. 12 ), Shivpuri (NH No 3 ), Jhansi 
(NH No. 25 ), Mahoba , Banda, Karwi, Mau and terminating at 
its junction with NH No. 27 near Allahabad in Uttar Pradesh . 


74 


204 


The highway starting from Ratnagiri and connecting 
Hathkamba (NH No 17 ), Pali (NH No 17 ), Sakharpa , 
Malkapur, and terminating at its junction with NH No.4 near 
Kolhapur in Maharashtra . 


81 


211 


The highway starting from its junction with NH No 9 near 
Solapur and connecting Osmanabad , Aurangbad and 
terminating at is junction with NH No. 3 near Dhule in 
Maharashtra . 


69 


150 


The highway starting from its junction with NH No. 54 near 
Aizawal in Mizoram and connecting ipaimukh , 
Churachandpur, Imphal, Ukhrul, Jessami and terminating at 
its junction with NH No . 39 ncar Kohima in Nagaland . 


49 - A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 62 near 
NH No. 62 Baghmara and terminating at its junction with NH No. 51 near 

Dalu in Meghalaya . 


31A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 44 near 
NH- 40 Jowai connecting Amlarem and terminating at its junction 

with NH No. 40 near Dawki in Meghalaya . 


33 - 44 


144 


The highway starting from its junction with NH No. 54 near 
Aizawl in Vizoram and connecting Sairang , Lengpui, Mamit 
and terminating at Manu in Tripura. 


71 


201 


The highway starting from its junction with NH No . 43 near 
Boriguma and connecting Bhawanipatna, Bolangir , Barapali 
and terminating at its junction with NH No. 6 near Bargarh in 
Orissa. 


73 


203 


The highway starting from its junction with NH No. 5 near 
Bhubaneshwar and terminating at Puri in Orissa. 


51- A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 15 ncar 
NH NO . 64 Bhatinda in Punjab and terminating at its junction with NH 

No. 10 near Dabwali in Haryana . 


[ YTT 11 - GM 


3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Lt 


12 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 34-AA 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 45A near 
NH No. Pondy in Pon icherry and connecting . Cuddalore 
45A 

Chidambaram and terminating at its junction with NH No. 67 
near Nagapattinam in Tamil Nadu . 


52 - A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 11 near 
NH No. 65 Fatehpur and connecting Nagaur, Jodhpur and terminating at 

its junction with NH No. 14 near Pali in Rajasthan . 


34 - AAA 


45B 


The highway starting from its junction with NH No . 45 near 
Trichy and connecting Viralimalai, Tovarankuruchchi, Melur, 
Madurai (NH No 7 ), Aruppakottai and torminating at its 
junction with NH No . 7A near Tuticorin in Tamil Nadu . 


54 - A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 7 near 
NH No . 67 Karur and connecting Palladam and terminating at its junction 

with NH No, 47 near Coimbatore in Tamil Nadu . 


80 


210 


The highway starting from its junction with NH No. 45 near 
Trichy and connecting Pudukottai, Devakottai and terminating 
at its junction with NH No. 49 near Ramanathpuram in Tamil 
Nadu .. 


59 


24A 


The highway starting from its junction with NH No. 24 ticar 
Bakshi ka Talab and terminating near Chenhat on NH No. 28 
in Uttar Pradesh . 


45 - A 


56A 


The highway starting from its junction with NH No . 28 near 
Chenhat and terminating at Km 16 of NH No 56 in Uttar 
Pradesh , 


45 -AA 


56B 


The highway starting from its junction with NH No . 56 near 
Km 16 and terminating at km 19 of NH No . 25 in Uttar 
Pradesh . 


16 - A 


25A 


The highway starting from its junction with NH No . 25 at Km 
19 and terminating at Bakshi ka Talab in NH No. 24 in Uttar 
Pradosh . 


33 . 1199 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii )] 


hin 


- 


- - - . — 


. 


- 


- - - 


S 


. 


- 


- 


- 


- 


62 


74 


The highway starting from its junction with NH No. 58 near 
Haridwar and connecting Najibabad , Nagina , Afzalgarh , 
Kashipur, Kichha , Jehanabad , Pilibhit and terminating at its 
junction with NH No . 24 near Bareilly in Uttar Pradesh . 


69 - A 


Extension of The highway starting from its junction with NH No. 6 near 
NH No. 60 Kharagpur and connecting Bishnupur, Bankura and 

terminating at its junction with NH No. 2 ncar Asansol in 
West Bengal 


[No . NH - 14012 / 2 /97 - PL ( Part )] - 

K . R . BHATTI, Jt . Şecy . 


Printed by theManager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1999, 


